रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004/99 


LuUU 


पाप 


. 
. 


. 


NA 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण । 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PARTI] ---Section 3 - Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 379 ] 
No . 379 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 23 , 2010 / फाल्गुन 4 , 1931 
___ NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 23, 2010/ PHALGUNA 4, 1931 


+ 


- 


- 


- 


- 


- सदस्य 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 फरवरी, 2010 
का . आ . 456( अ). - केन्द्रीय सरकार, बीड़ी कर्मकार कल्याण 
निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप -नियम ( 2) , नियम 4 और 
नियम 16 के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 62 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारत सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय की 
अधिसूचना सं. का . आ . 18( अ) , तारीख 4 जनवरी, 2006 के 
अधिक्रमण में सिवाए उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकिया 
गया है या करने का लोप किया गया है केरल राज्य के लिए बीड़ी 
कर्मकार कल्याण निधि के लिए सलाहकार समिति का गठन करती है 

और उक्त समिति में , राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को . 
नियुक्त करती है, अर्थात् : 
(1 ) श्रम मंत्री, 

----- अध्यक्ष 
केरल सरकार , तिरुवनंतपुरम 
नियम 3( 2)( क ) (iii ) के अधीन नियुक्त अधिकारी 
( 2 ) कल्याण आयुक्त , 

- उपाध्यक्ष 
भारत सरकार , श्रम कल्याण संगठन , ( पदेन ) 


नियम 3( 2 )( क ) (iii ) के अधीन नियुक्त किए गए राज्य सरकार का 
प्रतिनिधि 
( 3 ) श्रम आयुक्त , . 

- सदस्य 
. केरल सरकार , तिरुवनंतपुरम 

( पदेन ) 
नियम 3(2) ( क ) ( iv) के अधीन नियुक्त किए गए विधान सभा के 
सदस्य 
( 4 ) श्री के . कुन्हीरामन , 

विधान सभा सदस्य, केरल विधान सभा , 
. 

तिरुवनंतपुरम , केरल । 
नियम 3( 2) ( क ) (v) के अधीन नियुक्त नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
(5 ) श्री सी. राजन , 

अध्यक्ष 
केरल दिनेश बीड़ी को - ओपारेटिव सोसाइटी 

लिमिटेड, कन्नूर 
( 6 ) श्री ए. परीद हाजी , 

- सदस्य 
प्रबंध भागीदार, मै. काजाह बीड़ी कम्पनी , 

छव्वकड़ , थ्रिस्तुर । 
नियम 3 ( 2) ( क ) ( vi ) के अधीन नियुक्त कर्मकारों के प्रतिनिधि 
( 7 ) श्री पी . राजन , 

- - सदस्य 
महासचिव , 
केरल राष्ट्रीय बीड़ी कर्मकार संघ , 
आईएनटीयूसी , फोर्ट रोड , 
कन्नूर -670001 । 


बेंगलूर 


723 GI/ 2010 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- faa 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II— SEC . 3( 1)] 
(8 ) ff. 4 . Hecata , 

- सदस्य 

Representative of the State Government appointed under 
afea , 

rule 3(2)(aXiii) 
Tall T HE ( H .Br . A1. .) , 

(3) Commissioner of Labour, 

Member 
कन्नूर 

Government of Kerala , 

(ex -officio ) 

Thiruvananthapuram 
f1943(2 ) ( 7 ) (vi) # 37eta forma per ufaffe 

Member of Legislative Assembly appointed under rule 
(9 ) fecit at siça , 

— सदस्य 

3 (2)(a)( iv ) 
एकेजी मंडीराम , होसानगाड़ी मंजेश्वर , 

(4 ) Shri K .Kunhiraman , M .L .A . - Member 
जिला कसारागोड़ । 

Kerala Legislative Assembly , . . 
f443(2 ) ( a ) eta fi afera 

Thiruvananthapuram , Kerala 
( 10 ) 34 afire up 3740 , 

Representatives of Employers appointed under 

rule 3 (2 )(a )(v ) 
श्रम कल्याण संगठन , 

(5) Shri C . Rajan , 

---Member 
of me 

Chairman , 
2. केन्द्रीय सरकार , उक्त सलाहकार समिति के मुख्यालय के रूप में 

Kerala Dinesh BeediCentral Co -operative 
कन्नूर नियत करती है । 

Society Limited , Kannur 
[ . 4 - 19012 /02/2009 - gom - Il ( ) ] (6 ) Shri A . Pareed Haji, 

---Member 

Managing Partner, M /s. Kajah Beedi 
अनिल स्वरूप , महानिदेशक ( श्रम कल्याण )/ संयुक्त सचिव 

Company , Chavakkad, Thrissur. 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

Representatives ofworkers appointed under ile 3 (2 )(a)( vi ) 
NOTIFICATION 

(7 ) Shri P . Rajan , 

-- --Member 
New Delhi,the 23rd February, 2010 

GeneralSecretary , 

Kerala National Beedi Workers 
S . O . 456 ( E ). - In exercise of the powers conferred 

Federation , INTUC, Fort Road , 
by. Section 5 of the Beedi Workers Fund Act, 1976 

Kannur -670001 
(62 of 1976 ), read with sub -rule (2 ) of rule 3 and rule 16 of 
the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 , and in 

(8 ) Shri K . P . Sahadevan , 

. ..--Member 
supersession of the notification of the Government of 

Secretary , 
India in the Ministry of Labour and Employment, vide 

Tobacco Workers Union (C .1. T . U .), 
number S . O . 18 ( E ), dated the 4th January , 2006 , except as 

Kannur 
respects things done or omitted to be done before such Woinen representative appointed under rule 3(2 )(a )( vii) 
supersession , the Central Government hereby constitutes 

(9 ) Smt. Baby Shetty , 

- Member 
an Advisory Committee for Beedi Workers Welfare Fund 

AKG Mandiram , 
for the State of Kerala and appoints the following persons 

Hossangadi, Manjeswar, 
to the said Committee for a period of three years from the 

Kasaragod District. 
date of publication of this notification in the Official 

Secretary appointed under rule 3 (2 )(b ) 
Gazette , namely : 

: ( 10 ) Deputy Welfarc Commissioner, Secretary 
(1) Minister for Labour , 

Chairman 

Labour Welfare Organisation , 
Government ofKerala , 

Kannur 
Thiruvananthapuram 

2 . The Central Government hereby fixes Kannur as the 
Officer appointed under rule 3 (2 )(a )( ii ) 

headquarters of the said Advisory Committee , 
(2 ) Welfare Commissioner, - Vice -Chairman 

( No . U - 19012/02 /2009 -W -II (C )] 
Government of India , 

(ex -officio) ANIL SWARUP, Director General ( Labour Welfare)/ 
Labour Welfare Organisation , 

Jl . Secy . 
Bangalore 


A 


PPY 


Printed by the Manager, Governinent of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


